निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना , 

शुक्रवार , 2 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 5 ) 


सं ० भ ०/ मु 0 अ0( प० ) यो ०विविध - 8-180/ 14-13247 ( भ ) 


भवन निर्माण विभाग 


संकल्प 


30 दिसम्बर 2014 


विषयः-बिहार विशेष सुरक्षा दल ( संशोधन ) अधिनियम , 2010 की धारा -4 (ग ) के परन्तुक 

के तहत पूर्व 
मुख्यमंत्रियों को पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र में नि : शुल्क पूर्णतः सुसज्जित आवास उपलब्ध 


कराने के संबंध में । 


बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन ) अधिनियम , 2010 के तहत माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय पूर्व 
मुख्यमंत्रियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। 


2 . 


उक्त अधिनियम की धारा -4 ( ग ) के परन्तुक के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 
सुरक्षित क्षेत्र में निःशुल्क सरकारी आवास दिए जाने के प्रावधान के तहत दिए जानेवाले आवास को 


पूर्णतः सुसज्जित किए जाने के साथ ही आवश्यक साज - सज्जा , उपष्कर इत्यादि बिना वित्तिय अधिसीमा 


के उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग के पास विचाराधीन था । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2015 
सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना शहरी क्षेत्र में 


3 . 


निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध कराने के साथ ही आवास को पूर्ण रूपेण सुसज्जित करने तथा 


इसका कमरे का निर्माण , रख -रखाव , आवश्यक साज - सज्जा सामग्री एवं उपस्कर , उद्यान का रख रखाव 


बगैर वित्तिय अधिसीमा के निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा । 


4 . 


उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 


जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्षों/ महालेखाकार ( ले० एवं 


ह ) , 


बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए। 


. 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


चंचल कुमार , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 5-571 + 500 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


